रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO. D. L -33004/ 99 


LLU 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3. - उप - खण्ड (j ) 
PART II- Section 3-- Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 130 ] 
NO. 1300 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 11 , 2011/ फाल्गुन 20 , 1932 
NEW DELHI, FRIDAY , MARCH 11, 2011 /FALGUNA 20, 1932 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 11 मार्च, 2011 
सा. का. नि . 209( अ). — पेटेंट ( बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड के लिए अपील और आवेदन ) नियम , 2010 को , भारत सरकार के वाणिज्य 
और उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ) की अधिसूचना सं. सा . का. नि. 690 ( अ ), तारीख 18 अगस्त , 2010 द्वारा भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3 , उप - खंड ( i) , तारीख 20 अगस्त , 2010 में पेटेंट अधिनियम , 1970 की धारा 159 की उप - धारा ( 3 ) द्वारा 
यथाअपेक्षित उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी , उस तारीख से जिसको अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को 
उपलब्ध करा दी जाती हैं , पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझावों को आमंत्रित करते हुए , प्रकाशित किया गया था ; 


और अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां , तारीख अगस्त , 2010 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ; 
और जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ; 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, पेटेंट अधिनियम , 1970 ( 1970 का 39 ) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित 
नियम बनाती है , अर्थात् : --- 

नियम 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट ( बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड के लिए अपील और आवेदन ) नियम , 
2011 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. अपील और आवेदन - अपील बोर्ड को अपील और आवेदन करने की रीति तथा अपीलों और आवेदनों के प्ररूप तथा उनके सत्यापन 
की रीति वह होगी जो पहली अनुसूची में यथाउपबंधित है । 

3. अपील फाइल करने में विलंब के लिए माफी - अपील बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के, यदि कोई हों अधीन रहते हुए , 


931 GI/ 2011 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SFC .3(i)] 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


पंटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 117क के अधीन कोई अपील, विहित अवधि के पश्चात् ग्रहण की जा सकेगी यदि अपील बोर्ड का , प्ररूप 3 
में उसको की गई किसी याचिका पर यह समाधान हो जाता है कि विहित समय के भीतर अपील न किए जाने के लिए उपयुक्त कारण हैं । 

4. फीस — अपील बोर्ड के समक्ष अपील , आवेदन फाइल करने , विलंब के लिए माफी की याचिका के लिए फीस वह होगी जो दूसरी 
अनुसूची में यथाउपबंधित है , जिसे चेन्नई में संदेय, उप - रजिस्ट्रार , बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड के पक्ष में आहरित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संदत्त 
किया जाएगा। 

पहली अनुसूची 
( नियम 2 और 3 देखिए ) 

प्ररूप 
क्र . सं . पेटेंट ( बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड 

प्ररूप संख्या 
के लिए अपील और आवेदन ) 

नियम, 2011 के नियम 
( 17 ( 2 ) 


शारक 


- 


- - - 


- 


- . . 


- . 


-- . .... -- - 


- 


- ..-.. . - 


. 


. 


नियम 2 


- 


प्ररूप । 


ai 


नियम 2 


नियंत्रक या केन्द्रीय सरकार के किसी विनिश्चय आदेश या निर्देश से 
धारा 117क के अधीन कोई अपील 
किसी पेटेंट का प्रतिसंहरण करने के लिए धारा 64 के अधीन आवेदन 
या धारा 71 के अधीन रजिस्टर के परिशोधन के लिए आवेदन या दोनों 
अपील फाइल करने में विलंब को माफ करने के लिए आवेदन 


प्ररूप 2 


3. 


नियम 3 


प्ररूप 3 


.. - 


- . 


- - ...- 


.. 


बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड के समक्ष 

प्ररूप 1 

( नियम 2 देखिए ) 
पेटेंट अधिनियम , 1970 की धारा 117क के अधीन अपील 

( दो प्रतियों में भरा जाए ) 

ओ.ए. सं. ........... के मामले में 
क . ख. इसके भागीदार/ मुख्य अधिकारी/मुख्तारनामा धारक द्वारा प्रतिनिधित्व ( वर्णन जैसे पूरा नाम , राष्ट्रीयता, पता , रजिस्ट्रीकृत कार्यालय. 
भी लिखिए) । 

अपीलार्थी 

बनाम 
ग घ. ( वर्णन जैसे पूरा नाम, राष्ट्रीयता, पता, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थियों का के निवास या कार्यालय का पता के पते, जिस 
पर सूचना की तामील की जानी है । प्रत्येक प्रत्यर्थी का ब्यौरा कालानुक्रम से दिया जाना है ) । 

प्रत्यर्थी 
अपाल के साथ फाइल किए गए दस्तावेजों की सूची : 
क्र . सं. वे दस्तावेज जिनका अवलंबकिया गया 

पृष्ठ सं. - - - - - - 
( ! ) ( 2 ) 

- - - --- - - - --- ---- --- - -- - -- ----- - 
- - - - - - - - - - - - - -....... . 


___ -.. 


..... - 


- . 


. - . 


.. - - . -- 


- ----- - - 


- - 


- --- 


- -- - - 


- - 


. 


- . . 


. - . . . 


- . - 


. - -- 


- 


- -- 


-.-.. - 


- -. - . . - - ---- - 


. .. - -- - -. . - - 


टिप्पण : फीस के लिए इन नियमों की दूसरी अनुसूची देखिए । . 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिवक्ता अभिकर्ता के हस्ताक्षर 


अपीलार्थी के हस्ताक्षर 


बोर्ड कार्यालय में उपयोग के लिए 


फाइल करने की तारीख 


या 


डाक से प्राप्ति की तारीख 
रजिट्रीकरण सं. 


हस्ताक्षर 

कृते उप रजिस्ट्रार 
बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड के समक्ष 

ओ.ए. सं. ....... के मामले में 
क. ख. इसके भागीदार/मुख्य अधिकारी /मुख्तारनामा धारक द्वारा प्रतिनिधित्व ( वर्णन जैसे पूरा नाम , राष्ट्रीयता, पता , रजिस्ट्रीकृत कार्यालय. 
भी लिखिए ) । 

अपीलार्थी 

সলাম 
ग . घ. ( वर्णन जैसे पूरा नाम , राष्ट्रीयता , पता , रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थियों का / के निवास या कार्यालय का पता/ के पते, जिस 
पर सूचना की तामील की जानी है । प्रत्येक प्रत्यर्थी का ब्यौरा कालानुक्रम से दिया जाना है ) । 

प्रत्यर्थी 
अपील के ब्यौरे : 

उस आदेश की विशिष्टियां जिसके विरुद्ध अपील की गई है : 
( आदेश की विशिष्टियां, ब्यौरे सहित जैसे संख्या, तारीख और प्राधिकारी, जिसने उस आदेश को पारित किया है जिसके विरुद्ध अपील 
की गई है । ) 
बोर्ड की अधिकारिता : 
अपीलार्थी यह घोषणा करता कि यह अपील पेटेंट अधिनियम , 1970 की धारा ...... के अधीन फाइल की गई है और उस आदेश की 
विषय - वस्तु जिसके विरुद्ध वह प्रतितोष चाहता है , अपील बोर्ड की अधिकारिता के अंतर्गत है । 
परिसीमा : 
अपीलकिए जाने वाले विनिश्चय , आदेश या निदेश की तारीख ................ है । 
उक्त आदेश अपीलार्थी द्वारा ............ को प्राप्त हुआ था । 
* अपीलार्थी यह और घोषणा करता है कि अपील, पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 117क( 4 ) में विहित परिसीमा अवधि के भीतर है । 
* इस अपील को फाइल करने में .. . दिन का विलंब है । तद्नुसार उक्त विलंब की माफी के लिए एक याचिका, इस अपील 
के साथ फाइल की गई है । 
मामले के तथ्य : 
( यहां कालानुक्रम में तथ्यों का संक्षेप में कथन करें , प्रत्येक पैरा में यथासंभव एक पृथक विवाद्यक या तथ्य अंतर्विष्ट हो । ) 
अनुतोष के लिए आधार, विधिक उपबंधों सहित : 
मामले , इसके पूर्व फाइल नहीं किए गए हैं या किसी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं हैं : 
अपीलार्थी यह और घोषणा करता है कि उसने , उस मामले की बाबत , जिसके संबंध में यह अपील की गई है किसी न्यायालय या किसी । 
अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील, रिट याचिका या वाद पूर्व में फाइल नहीं किया गया था । 
( यदि अपीलार्थी ने पहले कोई ऐसी अपील , रिट याचिका या वाद फाइल किया था तो यह उस प्रक्रम पर , जिस पर वह लंबित है और 
यदि विनिश्चय हो गया है तो विनिश्चयों की सूची , उनके समर्थन में दिए जाने वाले उपाबंध की संख्या के प्रतिनिर्दशों से दी जानी चाहिए । ) 


3 . 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


(Parill. SEC . 3 (1)] 


- 


- 


- - " .. 


. 


वांछित अनुतोष : 


उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए , अपीलार्थी निम्नलिखित अनुतोष ( अनुतोषों ) के लिए प्रार्थना करता है: 


( वांछित अन्तोष ( अनुतोषों ) को , ऐसे अनुतोष ( अनुतोषों ) के लिए आधार और विधिक उपबंधों को , यदि काई हैं , यदि किसी का 
अवलंब किया गया है , स्पष्ट करते हुए विनिर्दिष्ट करें )। 


बैंक ड्राफ्ट की विशिष्टियां । 


संलग्नकों की सूची : 


इन कार्यवाहियों से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं :.. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


* जो लागू न हो , उसे काट दें । 


सत्यापन 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


..........( अपीलार्थी का नाम ) , आयु . 

.. राष्ट्रीयता ...... 

................. जा......... 
... ............. का निवासी हूं , सत्यापित करता हूं कि पैरा.................................. से पैरा ............................ . ..... तक की अंतर्वस्तु 
मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही है और पैरा ............ से पैरा ... .. . तक की अंतर्वस्तु विधिक सलाह पर सही होने का 
विश्वास है और मैंने किसी तात्त्विक तथ्य को छिपाया नहीं है । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


नारीख 


स्थान 


अधिवक्ता अभिकर्ता के हस्ताक्षर 


अपीलार्थी के हस्ताक्षर 


आवेदक की ओर से 


( हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम और पदनाम ) 


सेवा में 


उप रजिस्ट्रार , 


बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड । 


[ भाग 11 - खण्ड 3 ( i) ]] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" . . 


- 


-- - - 


बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड के समक्ष 


प्ररूप 2 


( नियम 2 देखिए ) 
पेटेंट अधिनियम , 1970 की धारा 64 के अधीन किसी पेटेंट का प्रतिसंहरण या धारा 71 के अधीन पेटेंटों के रजिस्टर के 

परिशोधन के लिए आवेदन 


( उन तथ्यों का , जिन पर परिशोधन चाहा गया है , कथन करते हुए दो प्रतियों में मामले के कथन के साथ दो प्रतियों में भरा जाए ) 

ओ. आर .ए. सं. ....... के मामले में 
क. ख. इसके भागीदार/मुख्य अधिकारी/मुख्तारनामा धारक द्वारा प्रतिनिधित्व ( वर्णन जैसे पूरा नाम , राष्ट्रीयता , पता , रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ....... 
भी लिखिए ) । 


अपीलार्थी 


बनाम 


ग. घ. ( वर्णन जैसे पूरा नाम , राष्ट्रीयता , पता , रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रत्यर्थी या प्रत्यार्थियों का/ के निवास या कार्यालय का पता/ के पते , जिस 
पर सूचना की तामील की जानी है । प्रत्येक प्रत्यर्थी का ब्यौरा कालानुक्रम से दिया जाना है ) । 


प्रत्यर्थी 


अपील के साथ फाइल किए गए दस्तावेजों की सूची : 


वे दस्तावेज जिनका अवलंब किया गया 


_ _ _ 


पृष्ठ स 


---- 


टिप्पण : फीस के लिए इन नियमों की दूसरी अनुसूची देखिए । 


अधिवक्ता/ अभिकर्ता के हस्ताक्षर 


अपीलार्थी के हस्ताक्षर 


बोर्ड कार्यालय में उपयोग के लिए 


फाइल करने की तारीख 


डाक से प्राप्ति की तारीख 


रजिस्ट्रीकरण सं. 


हस्ताक्षर 
कृते उप रजिस्ट्रार 


93 ] G1/ 2011.--- 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(1)] 


- 


. 


- 


. 


- . 


- . 


- . 


- 


. 


- 


- 


- - 


बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड के समक्ष 

ओ. आर.ए. सं............के मामले में 
क . ख. इसके भागीदार/ मुख्य अधिकारी/मुजारनामा धारक द्वारा प्रतिनिधित्व ( वर्णन जैसे पूरा नाम , राष्ट्रीयता , पता , रजिस्ट्रीकृत कार्यालय.......... 
भी लिखिए ) । 

अपीलार्थी 


बनाम 


ग. घ. ( वर्णन जैसे पूरा नाम, राष्ट्रीयता, पता, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रत्यर्थी या प्रत्यार्थियों का/ के निवास या कार्यालय का पता/ के पते , जिस 
पर सूचना की तामील की जानी है । प्रत्येक प्रत्यर्थी का ब्यौरा कालानुक्रम से दिया जाना है ) । 

प्रत्यर्थी 
आई पी ओ द्वारा तारीख . . . को पेटेंट आवेदन संख्यांक . . . पर . ......के नाम से अनुदत्त पेटेंट संख्यांक......... 
..................... के विषय में । 
मैं / हम ..... 

... .... आवेदन करता हूं/ करते हैं कि ऊपर वर्णित पेटेंट के संबंध में पेटेंट के रजिस्टर में 
प्रविष्टि , निम्नलिखित रीति से प्रतिसंहृत/ परिशोधित की जाए । 


. 


. 


. 


( 2 )................... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( 3 )......... 

प्रतिसंहरण/ परिशोधन के लिए मेरे/ हमारे आवेदन के आधार या तथ्य निम्नलिखित हैं ... 


. . . . 


. 


. . . 


. . 


. . . . 


. . 


. " 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


" 


. 


. 


. 


. 


. 


प्रश्नगत पटेंट से संबंधित कोई कार्रवाई किसी न्यायालय में या पेटेंट नियंत्रक के समक्ष लंबित नहीं है । 
इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी 


. 


. 


. 


. 


1. पूरा नाम पता और राष्ट्रीयता लिखें । यदि आवेदक का भारत में कारबार का या निवास का काई स्थान नहीं है तो भारत में तामील के लिए पता 
दिया जाना चाहिए । 
2. * जो लागू न हो , उसे काट दें । 

सत्यापन 
मैं.................................( अपीलार्थी का नाम ) आवेदक होने/मुख्य अधिकारी होने और इस आवेदन को फाइल करने के लिए 
आवेदक द्वारा प्राधिकृत करने के कारण, आयु. . 

. राष्ट्रीयता ... जो .. . .. का निवासी हूं, सत्यापित करता 
हूं कि पैरा ..... . .... से पैरा .....................तक की अंतर्वस्तु मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही है और पैरा ..... ... 
से पैरा ........................ तक की अंतर्वस्तु विधिक सलाह पर सही होने का विश्वास है और मैंने किसी तात्विक तथ्य को छिपाया नहीं है । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


तारीख ................ ............. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


स्थान.......... 
अधिवक्ता अभिकर्ता के हस्ताक्षर 
आवेदक की आग से 


अपीलार्थी के हस्ताक्षर 
( हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम और पदनाम ) 


IMAHI 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - - - ....- - . 


- .. - - 


. 


सेवा में 


उप रजिस्ट्रार, 
बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड । 


बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड के समक्ष 


प्ररूप 3 


( नियम 3 देखिए ) 

ओ. ए. सं. ....... में सीओडी सं. .......... के मामले में 
पेटेंट अधिनियम , 1970 की धारा 117क के अधीन अपील फाइल करने में विलंब को माफ करने के लिए आवेदन 

( दो प्रतियों में मामले के कथन सहित दो प्रतियों में फाइल करें ) 
क. ख. ( वर्णन जैसे पूरा नाम , राष्ट्रीयता, पता, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय . ..... भी लिखिए) । 

अपीलार्थी 


बनाम 


ग. घ. ( वर्णन जैसे पूरा नाम, राष्ट्रीयता, पता, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रत्यर्थी या प्रत्यार्थियों का / के निवास या कार्यालय का पता/ के पते , जिस 
पर सूचना की तामील की जानी है। प्रत्येक प्रत्यर्थी का ब्यौरा कालानुक्रम से दिया जाना है ) । 


प्रत्यर्थी 


. 


पेटेंट आवेदन सं..... 

...में पेटेंट नियंत्रक के विनिश्चय, आदेश या निदेश के मामले में 
मैं / हम अपील फाइल करने में हुए विलंब को ( विलंब की अवधि विनिर्दिष्ट करें ) माफ करने के लिए आवेदन करता हूं/ करते हैं । 


इस याचिका को करने के लिए आधार संलग्न शपथपत्र में उपवर्णित हैं । 


( अभिसाक्षी द्वारा सम्यक् रूप से शपथपूर्वक प्रतिज्ञात पृथक शपथपत्र संलग्न किया जाए ) 


इस याचिका से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी । 


अधिवक्ता/ अभिकर्ता के हस्ताक्षर 


अपीलार्थी के हस्ताक्षर 


आवेदक की ओर से 


( हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम और पदनाम ) 


सेवा में 
उप रजिस्ट्रार , 
बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड । 
टिप्पण : फीस के लिए दूसरी अनुसूची देखिए । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


{ PART 11 - SEC. 3(1)] 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


% 


- 


- 


.. 


. 


- 


- 


प्रविष्टि किस पर संदेय 


दूसरी अनुसूची 
( नियम 4 देखिए ) 

फीस 

रकम रुपए में 
वास्तविक वास्तविक व्यक्ति से भिन्न 
व्यक्ति के के लिए , या तो अकेले या 
लिए 

संयुक्त रूप से वास्तविक 
व्यक्ति के साथ 


सुसंगत 


- 


- 


- 


+ 


500 } 


10000 


( 2 ) 
नियंत्रक के आदेश या विनिश्चयों 
से अपील करने के लिए आवेदन 
प्रतिसंहरण के लिए आवेदन 
परिशोधन के लिए आवेदन 
विलंब की प्राफी के लिए आवेदन । 


500 
50KK ) 
2501) प्रति मास 
या उसका भाग 


10000 
10000 
5000 प्रतिमास या 
उसका भाग 


[ फा. सं. 7 ( 9 )/ 2007 - आईपीआर--1 ( आईपीएबी )] 

वी . भास्कर , संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 
(Department of Industrial Policy and Promotion ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 11th March , 2011 
GS.R . 209( E ) .-- Whereas the draft of the Patents ( Appeals and Applications to the Intellectual Property Appellate 
Board )Rules, 2010 were published as required by sub -section (3 ) otSection 159 of the Patents Act., 1970 in Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3, Sub - section (i) dated 2014 August , 2010 , vide notification of the Government of india in the 

Ministry of Commerce and Industry ( Department of Industrial Policy and Promotion ) number G. S. R. 690 ( E ), dated 
18th August , 2010, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 
forty- tive days from the date on which copies of the Gazette containing the notification were made available to the public ; 

And whereas the copies of the Gazette containing the notification were made available to the public on 27th August, 
2010 

And whereas the objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Govern 
ment: 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 159 of the Patents Act , 1970 (39 of 1970 ), the Central 
Government hereby makes the following rules namely :- - 

Rules 
1 . Short title and commencement .---( 1 ) These rules may be called the Patents ( Appeals and Applications to the 
Intellectual Property Appellate Board ) Rules , 2011 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their final publication in the OfficialGazette . 

2 . Appeals and applications. The manner of making appeals and applications and the forms of appeals and 
applications to the Appellate Board and the manner of verification thereof shall be as provided in the First Schedule . 

3. Condonation of delay in filing appeal. . - Subject to the rules , if any,made in that behalf by Appellate Board any 
appeal under Section 117 A of the Patents Act, 1970 may be admitted after the prescribed period , if the Appellate Board is 
satisfied on a petition made to it in Fom 3 that there is sufficient cause for not preferring the appeal with in the prescribed 
time. 

___ 4. Fees.- --The fees for filing appeal , application petition for condonation of delay before theAppeilate Board shall be 
as provided in the Second Schedule which shall be paid by way of bank draft drawn id favour of the Deputy Registrar, 
IntellectualProperty Appellate Board , payable at Chennai, 


[ 11 ]I - Qus 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


FIRST SCHEDULE 
(See Rules 2 and 3 ) 

FORMS 


Title 


Form 


Number 


Rules of the Patent 
( Appeals and 
Applications to the 
Intellectual Property Appellate 
Board ) Rules , 2011 


Rule 2 


Form 1 


Rule 2 


Form 2 


Rule 


An appeal under Section 117A from any 
decision order or direction ofthe Controller 
or Central Government. 
Application under Section 64 for 
revocation of a patent or application for 
rectification of the register under Section 71 
or both 
Application for condoning the delay in filing 

appeal. 
BEFORE THE INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD 

FORM 1 

(See rule 2 ) 
Appeal under section 117 A of the Patents Act., 1970 

(To be filed in duplicate ) 


Form 3 


In thematter of 0 .A . No .............. 
Á . B . (add description such as full name, nationality , address, registered office..............) represented by its Partner 
Principal Officer power of attorney holder, 

APPELLANT 


Vs. 


C .D . (add description such as full name, nationality , address, registered office and the residential or official address 
on which the service of notices is to be effected on the respondent or respondents. The details of each respondent are to 
be given in a chronological order ). 

RESPONDENT 
List of documents filed with the appeal : 


S .No. 


Details of documents relied upon 


Page No . 


Note : 


For fee see second schedule to these rules 


Signature of Advocate/Agent 


Signature of Appellant 


931 G1/ 2011- - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II SEC. 3 (1) ] 


FOR USE IN THE BOARD OFFICE 


Date of filing 


or 


Date of receipt by post 
Registration No . 


Signature for Deputy Registrar 


BEFORE THE INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD 

In the matter of 0 . A . No.... 
A . B . (add description such as full name, nationality, address, registered office. ..) represented by its Partner / 
PrincipalOfficer/power of attorney holder . 


APPELLANT 

Vs. 
C . D . (add description such as full name, nationality , address, registered office and the residential or official address 
on which the service of notices is to be effected on the respondent. The details of each respondent are to be given in a 
chronological order ) 

RESPONDENT 
DETAILS OFAPPEAL : 
1. Particulars ofthe order against which the appeal is made: 

(Particulars of the order giving the details like thenumber, date and authority which has passed the order against 

which the appeal is made. ) 
2 . Jurisdiction of the Board : 

The appellant declares that this appeal is filed under section . ............. Of the Patents Act, 1970 and that the 

subject matter of the order against which he wants redressal is within the jurisdiction of the Appellate Board . 
3 . Limitation : 

The date of the decision , order or direction appealed against is ........... ..... The said order was received by the 
Appellant on 
* The appellant further declares that the appeal is within the limitation period prescribed in Section 117A (4 ) of the 
Patents Act, 1970 . 
* There is a delay of......... days in iiling this appeal . Accordingly , a petition for condonation of the said delay is 

Giled along with this appeal. 
4 . Facts of the case : 

( Give here a concise statement of facis in a chronological order , each paragraph containing as ncariy as possible 

a separate issue or fact.) 
5 . Grounds for reliefwith legal provisions : 
6 . Matters not previously filed or pending with any other court : 

The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit before any court or 
any other authority regarding the malier in respect of which this appeal has been made. 
( In case the appellant had previously filed any such appeal, writ petition or suit, the stage at which it is pending , 
and if decided, the list of the decisions should be given with reference to the number of Annexure to be given in 

support thereof,) 
7. Reliefs sought : 

In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief (s ): - 
(Specify the relief(s) sought explaining the grounds for such relief (s ) and the legal provisions, if any 

relied upon ) . 
8 . Particulars of Bank Draft . 


( M 11 - 05 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


-- 


- - - 


- 


- 


- - 


9. List of enclosures : 


10. All communications relating to these proceedings may be sent to the following address in India : 


... .. .. ... . .. .. .. .. . ... ........... .. 


III - III 


* Strike out that which is no cable . 

VERIFICATION 
1....................................( nameof the appellant) age...... 

.............. of . ...... 

.. nationality ,resident 
of........ ................. do hereby verify that the contents of paras............ .............are true to mypersonalknowledge and 
paras ........ ... ....................... to ...................are .............believed to be true on legal advice and that I have not suppressed any 
matcrial fact. 

Dated , this ..... . ......... day of. ............. 
Place : 


I 


II 


. 


. 


. 


LIEF1 - . 


. 


. 


+ 


SIGNATURE OF THE ADVOCATE / AGENT 

SIGNATURE OF THE APPELLANT 
On behalf of the applicant 

(Full name and designation of the signatory ) 
To 
The Deputy Registrar 
Intellectual Property Appellate Board 
BEFORE THE INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD 

FORM2 

(See rule 2 ) 
Application for Revocation of Patent under Section 64 or Rectification of the Register of Patents under Section 71 of 

the Patents Act, 1970 
( To be filed in duplicate along with the statement of case in duplicate stating the facts on which rectification is sought) 

In the matter of O . R . A .No. ............ 
A .B .(add description such as fullname, nationality ,address, registered office........) represented by its Partner / 
Principal Officer/power of attorey holder . 

APPLICANT 

Vs . 
C .D . (add description such as full name, nationality, address , registered office and the residential or official 
address on which the service of notices is to be effected on the respondent or respodents. The details of each respondent 
are to be given in a chronological order ). 

RESPONDENT 
List ofdocuments filed with the appeal : 


S . No. 


Details of Documents Relied upon 


Page No . 


Note : For fee see second schedule to these rules . 
Signature of Advocate /Agent 


Signature of Applicant 


931 an 1 - 4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART | |- -Sec. 3 (1) ] 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


For use in the Board Office 


Date of filing 


or 


Date of receipt by post 
Registration No . 

Signature 

for Deputy Registrar 
BEFORE THE INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD 

In thematter ofORA No .... . 
A . B . (add description such as full name, nationality , address, registered oftice ........................) represented by its 
Partner/PrincipalOfficer/power of attorney holder. 

APPLICANT 

Vs. 
C . D . (add description such as full naine , nationality , address , registered office and the residential or official 
address on which the service of notices is to be effected on the respondent or respondents. The details of each respondent 
are to be given in a chronological order ). 

RESPONDENT 
In the matter of a Patent No . ...... .. ....., granted in the name of. ... .. 

.....against Patent 
Application No.... .................................. on .................................... by IPO . 

i/We....... ........... ............. ...................... hereby apply that the entry in the Register ofPatents in respectof the 
above mentioned Patentmay be revoked /rectified in the followingmanner . 


(2 ) . ...... 


G ) .. 
The grounds or facts on which myiour application for revocation / rectification is based is as follows : 


L 


. 


AL. . 


No action concerning the Patent in question is pending in any Court or before the Controller of Patents 
All communications relating to this application may be sent to the following address in India :-- 


- 


1 . State full name, address and nationality. An address for service in Indian should be stated if the applicanthas no place 

ofbusiness or of residence in India . 
2 . * Strike out that which is not applicable . 

VERIFICATION 
1....................................... Name of the applicant) being the Applicant /being the Principal Officer and having 
been authorised by the Applicant to file the present Application , age ..... 

.... ................of ....... 
nationality, resident of .. 

...............do hereby verify that the contents ofparas ................. .................... to 
..........are true to my personalknowledge and paras ................... .............. to ............. . ............. .... are 
believed to be true on legal advice and that I have not suppressed any material fact. 
Dated this .... ........ ................... Day of......... 


. . .. . . 


. .. . . . . . . . . .. 


Place . ....... .. 


SIGNATURE OF THE APPLICANT 
(Full name and designation of the signatory ) 


SIGNATURE OF THE ADVOCATE / AGENT 
On behalf of the Applicant 
Το 

The Deputy Registrar 
Intellectual Property Appellate Board . 


[ 11 11 - 


05 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


BEFORE THE INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD 

FORM3 

(See rule 3) 
In thematter of COD No ................. In O .A . No... 
Petition to condone thedelay in filing appealunder Section 117A of the Patents Act, 1970 

(to be filled in duplicate together with statement of case in duplicate ) 
A .B . ( add description such as full name, nationality, address , registered office.......) . 

APPLICANT 

VS. 
C .D . (add description such as fullnamenationality ,address, registered office and the residential or official address on which 
the service of notices is to be effected on the respondent or respodents . The details of each respondentare to be given in 
a chronological order ). 

RESPONDENT 
In the matter of decision order or direction of the Controller of patents in Patent application No....... 
I/We here by apply for leave to condone the delay (specify the period of delay ) in filing the appeal. 
The grounds for making this petition are set forth in the accompanying affidavit . 
( To be enclosed on separate affidavit duly sworn /affirmed by the deponent) 
All communications relating to this petition may be sent to the following address in India . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


III 


I 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. . . 


. 


. 


. 


. . 


SIGNATURE OF THE APPELLANT 
(Full name and designation of the signatory ) 


SIGNATURE OF THE ADVOCATE /AGENT 
On behalf of the Applicant 
To 
The Deputy Registrar 
IntellectualProperty Appellate Board 
Note : For fee see second schedule 


SECOND SCHEDULE 

( See rule 4 ) 

FEES 


Entry No. 


On what payable 


Amount in Rupees 
For Natural for other than natural 
Person 

person either along or 
jointly with natural 
persons 


Relevant 
Fom 


(3 ) 


5000 / 


10000 / 


Application for appeal from 
order or decisions of Controller 
Application for revocation 
Application for rectification 
Application for condonation 
of delay 


5000 / 
5000 / 
2500 / 
permonth or 
part thereof 


10000 / 
10000 / 
5000 / 
per month or 
part thereof 


[F. No.7 (9 )/2007- IPR . I(IPAB )] 

V .BHASKAR , Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


